सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या - 787 राँची, सोमवार , 


23 अक्टूबर , 2017 ( ई० ) 


योजना- सह -वित्त विभाग 

( योजना प्रभाग) 


संकल्प 
23 अक्टूबर, 2017 


विषयः- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय] योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) के सांख्यिकी 

संवर्ग के दो कर्मियों की सेवा (सांख्यिकी सहायक/ कनीय सांख्यिकी सहायक/ प्रखण्ड 
सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद से ) योजना - सह -वित्त विभाग (योजना प्रभाग ) के 
नियंत्रणाधीन जिला योजना इकाई के अवर योजना पदाधिकारी के पद पर ; सेवा बदलने / 

सम्परिवर्तित करने के संबंध में । 
संख्या - ( यो वि० स्था०) 33/ 2015-1518 ( यो० ) - संलेख ज्ञापांक 1466 ( यो० ) दिनांक 
5 अक्टूबर , 2017 में सन्निहित प्रस्ताव , मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 6 अक्टूबर , 2017 में मद सं० 
04 द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सांख्यिकी संवर्ग के दो कर्मियों यथा श्री कुन्दन कुमार, 
कनीय सांख्यिकी सहायक तथा श्री संतोष कुमार सिंह, सांख्यिकी सहायक की सेवा, सांख्यिकी संवर्ग 
के कनीय सांख्यिकी सहायक/ सांख्यिकी सहायक /प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पद से जिला योजना 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 23 अक्टूबर, 2017 


इकाई के समकक्ष तथा समान वेतनमान के रिक्त पद , अवर योजना पदाधिकारी के पद पर सेवा 
बदली/ सम्परिवर्तित करने पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । 

___ 2. सेवा बदली के उपरांत संबंधित कर्मियों का स्थान, जिला योजना इकाई की or Zeku 
वरीयता सूची में उल्लिखित पूर्व से कार्यरत् अवर योजना पदाधिकारियों के ठीक नीचे होगा | 

3- इन कर्मियों की अबतक की सेवा अवधि की गणना उनके वेतन निर्धारण , वेतन वृद्धि , 
कालावधि , ACP, MACP, प्रोन्नति , पेंशन आदि लाभों के लिए कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग द्वारा नियत नियमों के अनुसार होगा । 

4- इनकी सेवा की गणना सम्परिवर्तित पद पर योगदान की तिथि से जिला योजना 
इकाई अन्तर्गत मानी जाएगी । 

5 - यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी माना जाएगा । 


ह० / 


सच्चिदा नन्द प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 787 --50 


